इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्य दश 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्रा 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 346 ] 


भोपाल , मंगलवार , दिनांक 24 अगस्त 2021 - भाद्र 2 , शक 1943 


गृह ( पुलिस ) विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 24 अगस्त 2021 


क्र . एफ - 21-255-2011 - बी - 1 - दो .-- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका ( सिविल ) क्रमांक 15115/2011 श्रमिक 
आदिवासी संगठन विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में राज्य शासन , एतद्द्वारा विभाग की समसंख्यक अधिसूचना 
दिनांक 04-01-2013 ( असाधारण राजपत्र दिनांक 4 जनवरी 2013 में प्रकाशित ) को संशोधित करते हुए खण्डवा तथा बैतूल जिलों के लिए 
जिला स्तरीय शिकायत निवारण प्राधिकरण में निम्नानुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों को मनोनीत करती हैं , अर्थात् 


जिला खण्डवा. 


1 . 


- 


अध्यक्ष 


श्री संजय कुमार जैन 
( से . नि . ) जिला न्यायाधीश , 
हाउस नं . 18 , पंचवटी , जानकीनगर , 
एक्सटेंशन , इन्दौर , ( म . प्र . ) . 


2 . 


। 


सदस्य 


डॉ . सुन्दरलाल गुप्ता 
सामाजिक कार्यकर्ता 


3 . 


- 


सदस्य 


श्री नारायण फरकाले , 
सामाजिक कार्यकर्ता . 


4 . 


- 


सदस्य 


श्रीमती मंगला चौरे , 
सामाजिक कार्यकर्ता . 


5 . 


सदस्य 


श्रीमती उज्जवला मुण्डा , 
सामाजिक कार्यकर्ता . 


691 


692 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 अगस्त 2021 


जिला बैतूल. 


1 . 


- 


अध्यक्ष 


श्री प्रवीण शाह 
( से . नि . ) जिला न्यायाधीश , 
शाह निवास , शुक्रवारी बाजार , 
सिवनी , ( म . प्र . ) . 


2 . 


- 


सदस्य 


श्री के . के . चौबे , 
पूर्व सदस्य , डीएलजीआरए बैतूल , 
सामाजिक कार्यकर्ता , से . नि . प्रोफेसर / 
नामांकित योगमित्र मानव अधिकार आयोग . 


3 . 


- 


सदस्य 


श्रीमती मीरा अंथोनी , 
पूर्व सदस्य , डीएलजीआरए बैतूल , 
सामाजिक कार्यकर्ता . 


4 . 


- 


सदस्य 


श्री ईश्वरचन्द जैन , 
पूर्व सदस्य , डीएलजीआरए बैतूल , 
सामाजिक कार्यकर्ता , से . नि . वरिष्ठ पत्रकार . 


5 . 


- 


सदस्य 


श्री प्रमोद कुमार शर्मा , 
सामाजिक कार्यकर्ता . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

श्रीनिवास वर्मा , सचिव . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2021 . 


